निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 785) पटना , शुक्रवार , 24 अगस्त 2018 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

21 अगस्त 2018 
सं० एल / एच०जी० - 2820 / 2006 - 7613 - सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 11874 / 2006 मो० नजीरुल हक बनाम् 
राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 02. 04. 2013 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं बिहार 
लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक - 5 / प्रो0 - 23 - 05 / 2018 (1165 ) लो0से0आ0 दिनांक 25.07. 2018 द्वारा प्राप्त 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में मो0 नजीरुल हक , सेवानिवृत जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी को निरीक्षक से जिला समादेष्टा के पद पर वेतनमान पी०बी० - 2 9300 - 34,800 ), ग्रेड पे ₹5400 में दी गई 
प्रोन्नति की तिथि 10.07. 2010 को संशोधित करते हुए दिनांक 01.11. 2006 से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 785 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


